HOM 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 569 राँची , मंगलवार , 


8 अग्रहायण , 1944 ( श ० ) 

29 नवम्बर , 2022 ( ई ० ) 


कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 
( कृषि प्रभाग ) 


अधिसूचना 
28 नवम्बर , 2022 


संख्या -7 / कृ॰स्था ० ( प्रोन्नति ) -01 / 2020-3119 / कृ०-- श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा , सांख्यिकी 
सहायक , कृषि निदेशालय , रांची , कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि -09 ( सांख्यिकी ) , वरीयता कोटि क्रमांक - 8 , 
गृह जिला - पटना , बिहार को कृषि सेवा कोटि -09 ( सांख्यिकी ) वर्ग -2 , पी ० बी०-2 , वेतनमान रु ० 9300 
34800 / - , ग्रेड पे 5400 / - ( लेवल -9 ) में जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर 
प्रोन्नति प्रदान करते हुये जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी चतरा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 29 नवम्बर , 2022 

संख्या- 7 / कृ ० स्था ० ( प्रोन्नति ) -01 / 2020-3120 / कृ ० -- श्री विष्णुदेव मंडल , सांख्यिकी सहायक , जिला कृषि 
कार्यालय , साहेबगंज , कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि -09 ( सांख्यिकी ) , वरीयता कोटि क्रमांक - 11 , गृह जिला - 
मधेपुरा , बिहार को कृषि सेवा कोटि - 09 ( सांख्यिकी ) वर्ग -2 , पी ० बी ० - 2 , वेतनमान रु ० 9300-34800 / - , ग्रेड पे 
5400 / - ( लेवल- 9 ) में जिला योजना एवं मूल्यांकन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुये 
सहायक बीज परीक्षण पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


2 नवपदस्थापित पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति का आर्थिक लाभ एवं अन्य सुविधा 
देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अबु बक्कर सिद्दीख पी ० , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 569-50 


